SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 चैत्र , 1940 ( श० ) 
11 अप्रैल, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 417 राँची, बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
14 फरवरी , 2018 


संख्या - 3/ पद-01 ( ख )- 13/ 2014 का .- 1207-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दिपांकर पण्डा , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 466/03, गृह जिला- रामगढ़ ) को अगले आदेश तक अपर सचिव , वन 
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री पण्डा अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी 
ग्रामोद्योग, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या - 3/पद -01 ( ख )-13/ 2014 का .- 1208 -- प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार 
( माडा), धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री शशिधर मंडल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 556/03, गृह 
जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 11 अप्रैल , 2018 


संख्या- 3/ पद -01 ( ख)-13/ 2014 का .- 1209-- सचिव , बियाडा , बोकारो ( संयुक्त सचिव स्तर 
में उत्क्रमित ) के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित श्री मनोज जायसवाल, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 619/03, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - 3/ पद-01( ख )- 13/ 2014 का .- 1210 -- संयुक्त सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री रवि रंजन मिश्रा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 609/ 03 , गृह जिला- पटना) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 
जिला परिषद्, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद-01( ख )-13/ 2014 का .- 1211-- संयुक्त सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
567/03, गृह जिला- पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - 3/पद- 01 ( ख)-13/ 2014 का .- 1212-- बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री चन्द्र किशोर मंडल, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 483/ 03 , गृह जिला- पूर्णिया) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला 
परिषद्, खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद- 01 ( ख)- 13/ 2014 का .- 1213 -- परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री विश्वनाथ माहेश्वरी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
629 / 03, गृह जिला- मुंगेर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

_ ii. श्री माहेश्वरी अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 11 अप्रैल , 2018 


संख्या- 3/पद- 01( ख )-13/ 2014 का .- 1214-- संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री आलोक त्रिवेदी , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 615/03, गृह जिला 
पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह-मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी जिला परिषद्, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद-01( ख )-13/ 2014 का .- 1215-- संयुक्त सचिव, राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राम कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 613/03, गृह जिला- नालन्दा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
विकास आयुक्त- सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या - 3/ पद-01 ( ख )-13/ 2014 का .- 1216-- संयुक्त सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रामाशंकर प्रसाद, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 546 / 03, गृह जिला - सारण ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास 
आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा फरवरी, 2018 का 
वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 
4. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है, परन्तु यदि 
उनका स्थानांतरण/ पदस्थापन अन्यत्र नहीं किया गया है, वैसे पदाधिकारी पदस्थापन हेतु कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 417 -- 50 


